निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 79 ) 


23 पौष 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 13 जनवरी 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 
10 जनवरी 2014 


सं0 3 / एच० - 01 / 2013 - सा०प्र० - 404 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 16302 दिनांक 09. 10. 2013 द्वारा राज्य 
में मकर संक्रांति के अवसर पर दिनांक 14 जनवरी (मंगलवार), 2014 को घोषित प्रतिबंधित अवकाश के स्थान पर एतद् 
द्वारा दिनांक 15 जनवरी (बुधवार), 2014 को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया जाता है । 

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या - 03 / एच० - 01 / 2013सा० - 16302 दिनांक 09. 10. 2013 की अनुसूची - 2 का 
क्रमांक - 02 तदनुसार संशोधित समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 79 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


